रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD . NO. D. L.- 33004/ 99 


AR 


BARI 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II - Section 3 - Sub-section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


ran 


- AAAAAAAA 


सं. 1206 ]] 
No. 1206 ]] 


नई दिल्ली , सोमवार , अक्तूबर 9 , 2006 / आश्विन 17 , 1928 
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 9 , 2006 /ASVINA 17 , 1928 


पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 

अधिसूचना 


नई दिल्ली , 9 अक्तूबर , 2006 


का . आ . 1736 ( अ). - केंद्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, . 
1962 ( 1962 का 50 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 की उप - धारा ( 1 ) के अधीन जारी भारत सरकार 
के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 692 तारीख 14- 06 -2004 एवं 3563 तारीख 29 -9 - 2005 द्वारा उन 
अधिसूचनाओं से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल ( इण्डिया ) लिमिटेड द्वारा महाराष्ट्र राज्य में दहेज - हजीरा - उरान एवं स्पर पाइपलाईनों 
( पनवेल - दाभोल सेक्सन ) के माध्यम से प्राकृतिक गैस परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन 
करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त राजपत्रित अधिसूचनाओं की प्रतियाँ जनता को तारीख 21 - 01 - 2005 से 04 - 08 - 2006 तक उपलब्ध करा दी गई थीं ; 


और पाइपलाइन बिछाने के संबंध में , जनता से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए ; 
और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा ( 1 ) के अधीन केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 

और केन्द्रीय सरकार ने , उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाईनें बिछाने के 
लिये अपेक्षित हैं , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ; 

और उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप - धारा ( 1 ) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का . आ . 692 ( अ ) , तारीख 14 - 06 - 2004 द्वारा 
अधिसूचित भूमि में से कुछ भूमि की अधिसूचना उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा ( 1 ) के अन्तर्गत का. आ . 2062 , तारीख 18- 05 -2006 
एवं का . आ . 2063, तारीख 20 - 05 - 2006 द्वारा की जा चुकी है । 

अतः, अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धार ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा 
करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइनें बिछाने के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है ; 

और , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश देती है कि 
पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार , इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को , केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए . 
पाइपलाइनें बिछाने का प्रस्ताव करने वाली गेल ( इण्डिया ) लिमिटेड में नहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार , इस प्रकार 
अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए , सभी विल्लंगमों से मुक्त , गेल ( इंडिया ) लिमिटेड में निहित होगा । 


3200 GI/ 2006 


( 1 ) 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3( ii)] 


- 


- 


- - 


- 


अनुसूची 


जिला 


तहसील 


गॉव 


सर्वे न . 


रायगड 


खालापुर . 


. 


कारगाव 


63 पै 
58 पै 
93 पै 
55 पै 


40 पै 


* 


95पै 
56 पै 


आर. ओ . यू. अर्जित करने के लिए 
क्षेत्रफल ( हैक्टेयर में ) 

00- 77- 00 
00 - 27- 00 
00- 76 - 00 
00 -62-00 
00- 24- 00 
00- 11 - 00 
00 -01- 00 
00 - 20 - 00 
00 -02- 00 
00 - 09 - 00 
00 - 01 -00 
00 - 01 -00 
00 - 15 -00 
00 - 20- 00 
00 - 75 - 00 
00- 21 - 00 
00 - 01 - 00 
00 - 42- 00 


41 पै 


* 


53 पै 


44 पै 


43 पै 
42 पै 


48 पै 
99 पै 


47 पै 


46 पै 
45 पै 


रायगड 


सुधागड 


कोंडगाव . 


92 पै 


91 पै 
60 पै 


61 पै 


64 पै 


63 पै 


00 - 33- 00 
00 - 36 - 00 
00 - 24 - 00 
00 - 36- 00 
00 - 24 - 00 
00- 69 - 00 
00 - 27 - 00 
00 -01- 00 
00 - 36 - 00 
00 -4500 
00 - 15 - 00 


69 पै 


65 पै 


72 पै 
77 पै 
78 पै 


रायगड 


सुधागड 


खांडसई 


39/ 2 
39/3पै 
39/4पै 
38 / 1 पै 
38/ 2 पै 
37/1 पै 
37/ 2 पै 
37/3 पै 
37/ 7 पै 
44/ 1 पै 
44/ 2 ए पै 
44/ 2 बी पै 

44/ 3 पै 
46 / 1 पै 


00 - 29- 00 
00 - 17- 00 
00- 01- 00 
00 - 04 - 00 
00 -01- 00 
00 - 05 - 00 
00 - 01 - 00 
00- 06 - 00 
00 - 03 -00 
00 - 02 -00 
00 - 15- 00 
00 - 13- 00 
00 - 02- 00 
00 - 34 - 00 


[ भाग II - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण . 


जिला 


। तहसील 


गाँव 


सर्वे न . 


आर. ओ. यू. अर्जित करने के लिए 
क्षेत्रफल ( हैक्टेयर में ) 

00-00 -50 
00 - 03- 00 
00 - 20 -00 
00 -22- 00 
00 - 10 - 00 


46/4 पै 
46/ 5 पै 
46 / 7 पै 
45 /3 पै 
43/ 1ए पै 
45/1ए पै 
45/1बी पै 
45/1के पै 
43/1बी पै 
43/ 3 पै 


00- 38- 00 


num 


00- 28- 00 


रायगड 


रोहा 


येरल 


... 227 


00 -19-00 


रायगड 


रोहा 


पाथरशेत 


00 - 28 - 00 


रायगड 


मानगाव 


भाले 


109/ 1 पी 


00 -43- 00 


रायगड 


मानगाव 


निजामपुर 


124/ 1(ए + बी ) 

124/ 3 पी 


00 -38 -00 
00 - 19 - 00 


रायगड 


मालगाव 


होइगाव 


193 / 10 पी 
189/ 9 पी 


00 - 04- 00 
00- 09 - 00 


रायगड 


मानगाव 


मुगवली 


15/ 3 पी 
15/ 10 पी 
16/ 22 पी 
16/ 24 पी 
16/ 30 पी 
102/ 2 पी 
24/3 पी 
25 /16 पी 


। 


00 - 05- 00 
00 - 02- 00 
00 - 07 - 00 
00 - 07- 00 
00 - 01 - 00 
00- 20- 00 
00- 08 - 00 
00- 15 - 00 


रायगड 


मानगाव 


उसरघर 


42/2 पी 
40/4 पी 


00 - 25- 00 
00 - 18 - 00 
00 - 45 - 00 
00 - 20 -00 


31 


28/ 9 पी 


रायगड 


मानगाव 


लाखपाले 


599 
592 
410 


00 - 11 -00 
00 - 01 - 00 
00- 01 - 00 


रायगड 


मानगाव 


तळेगाव 


43/ 3 पी 


00-02- 00 


रायगड 


मानगाव 


टेंभाले 


51/3 पी 


00- 10- 00 


| रायगड 


मानगाव 


कोस्ते बुद्रुक 


118/7 पी 


00 - 09- 60 


THEGAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3(ii)] 


जिला 


तहसील 


गाँव 


सर्वे न . 


आर. ओ. यू. अर्जित करने के लिए 
क्षेत्रफल ( हैक्टेयर में ) 

00- 11- 00 


रायगड 


मानगाव 


हातकेली 


87/ 1 पी 


रायगड 


मानगाव 


सालवे 


116 


00 -11-00 


रायगड 


मानगाव 


182 


00 -09 -00 
00 - 05 - 00 


118 


रायगड 


महाड 


पावरलाइन 


00-02-00 


रायगड 


महाड 


5/ 8 पी 


00- 05 - 00 


रायगड 


महाड 


00 -03- 00 
00- 19- 00 
00-07 -00 


25/ 11 पी 
25/ 18 पी 
7/ 4ए पी 
7/ 4बी + 6 पी 

20 / 4 पी 
25 / 17 पी 
25 / 25ए पी 
25 / बी / 1 पी 
25/ बी / 2 पी 

7/ 5 पी 


00- 10 -00 
00 - 21- 00 


00 - 74 - 00 


00-01- 00 


रायगड 


महाड 


अडीस्ते 


35/ 11 पी 
41/ 10 + 17 पी 


00 - 02- 00 
00 - 34- 00 


रायगड 


महाड 


टोल बुद्रुक 


00 -01- 00 


828/ ए पी 
828 / बी पी 

603 
516 
665 


00 - 10 - 00 
00 - 05 - 00 
00 - 04- 00 


रायगड 


महाड 


जुई बुद्रुक 


50/ 1 पी 
50/ 2 पी 
52/ 8 पी 


00 -17- 00 
00 -04-00 
00 - 01- 00 


[ फा. सं. एल -14014/12/ 2006 -- जीपी ( भाग - IV ) ] 

एस . बी. मण्डल, अवर सचिव 


[ 41 


- TVG 3 ( 1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 9th October, 2006 


S.O . 1736 (E ). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry 
of Petroleum and NaturalGas number S . O . 692 (E ) dated 14 -06 - 2004 and S. O . 3563 dated 
29 - 09 - 2005 , issued under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right ofUsers in Land ) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred 
to as the said Act ), the Central Government declared its intention to acquire the right of user 
in the land specified in the Schedule appended to those notifications for the purpose of 
iaying pipeline for transport of natural gas through Dahej -Hazira - Uran & its spur pipelines 
(Panvel-Dabhol section ) in the State of Maharashtra by the GAIL (India ) Limited ; 


And whereas copies of the said Gazette notifications were made available to the 
public from 21- 01 - 2005 to 04 -08 - 2006 ; 


And whereas no objections were received from the public to the laying of the 
pipeline ; 

And whereas the Competent Authority has , under sub -section (1 ) of Section 6 of the 
said Act , submitted its report to the Central Government; 


And whereas the Central Governmenthas, after considering the said report, decided 
to acquire the Rightof User in the lands specified in the Schedule ; 


And whereas part of the land notified under sub - section (1 ) of Section 3 of the said 
Act vide S . O . 692 (E ) dated 14 -06 -2004 has been earlier notified under sub -section ( 1) of 
Section 6 of the said Act vide S .O . 2062 dtd . 18 -05 -2006 and S .O . 2063 dtd . 20 -05 - 2006 ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of Section 6 of 
the said Act , the Central Government hereby declares that the Right of User in the land 
specified in the Schedule is hereby acquired for laying the pipeline ; 

And , further, in exercise of the powers conferred by sub - section (4 ) of Section 6 of 
the said Act, the Central Government hereby directs that the Right of User in the said land 
for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest, on this date 
of the publication of the declaration , in the GAIL (India ) Limited , free from all 
encumbrances. 

3200 G1 / 06 - 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I — SIC 3( 1) ] 


SCHEDULE 


District 


Tehsil 


Village 


Survey No. 


RAIGAD 


KHALAPUR 


KARGAON 


63 P 
58 P 
93 P 
55 P 
40 P 
60 P 
95 P 
56 P . 


Area to be acquired 
for ROU ( In Hectare ) 

00 - 77 - 00 
00 - 27 - 00 
00 - 76 - 00 
00-62 -00 
00 - 24 - 00 
00 - 11- 00 
00 -01-00 
00 - 20 - 00 
00 -02- 00 
00 -09-00 
00 -01- 00 
00 -01-00 
00 - 15 -00 
00 -20 -00 
00 - 75 - 00 
00 -21-00 
00 - 01- 00 
00 -42 -00 


41 P 


53 P . 


42 P 
48 P 
99 P 
47 P 
46 P 
45 P 


RAIGAD 


SUDHAGADH 


KONDGAON 


92 P 
91 P 
60 P 
61 P 
64 P 


63 P 


00 - 33 -00 
00 - 36 -00 
00 - 24 -00 
00 - 36 -00 
00 - 24 -00 
00 - 69 -00 
00 - 27 - 00 
00 -01-00 
00 - 36 -00 
00 -45 -00 
00 - 15 -00 


65 P 


NO 


77 P 
78 P 


RAIGAD 


SUDHAGADH 


KHADSAI 


39 / 2 
39 / 3 P 
39/ 4 P 
38 / 1 P 
38 / 2 P 
37 / 1 P 
37 /2 P 
37 /3 P 
3717 P 


00 -29 -00 
00 - 17 -00 
00 -01-00 
00 -04 -00 
00 -01-00 
00 -05 -00 
00 -01-00 
00 -06 -00 
00 -03 -00 
00 -02-00 
00 - 15 -00 
00 - 13 -00 
00 -02 -00 
00 - 34 - 00 


44 / 1 P 


44 /2A P 
44 /2B P 
44/ 3 P 
46 / 1 P 


[ 4T 11 - 905 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 
- 


District 


Tehsil 


Village 


Survey No. 


w 


Area to be acquired 
for ROU ( In Hectare ) 

00 - 00 -50 
00 - 03 -00 
00 -20 -00 
00 -22 -00 
00 - 10 -00 


46 /4 p 
46 /5 P 
46 /7 p 
45 / 3 P 
43/ 1AP 
45 / 1AP 
45 / 1BP 
45 / 1KP 
43 /1BP 
43/3 p 


00 - 38 - 00 


00 - 28 - 00 


RAIGAD 


ROHA 


YERAL 


227 


00 - 19 -00 


RAIGAD 


ROHA 


PATHERSHET 


00 - 28 - 00 


RAIGAD 


MANGAON 


BALE 


109 / 1P 


00 -43 -00 


RAIGAD 


MANGAON 


NIJAMPUR 


124 / 1 (A + B ) 

124 / 3 P 


00 - 38 -00 
00 - 19 .00 


RAIGAD 


MANGAON 


HODGAON 


193 / 10 P 
189 /9 P 


00 -04 -00 
00 -09-00 


RAIGAD 


MANGAON 


MUGAVALI 


15 / 3 P 
15 / 10 P 
16 / 22 P 
16 /24 p 
16 /30 P 
102/2 P 
24 / 3 p 
25 / 16 p 


00 -05 -00 
00 -02-00 
00 - 07 - 00 
00 -07 -00 
00 -01-00 
00 - 20 -00 
00 -08 - 00 
00 - 15 -00 


RAIGAD 


MANGAON 


USARGHAR 


42 /2 P 
40 /4 P 


00 - 25 -00 
00 -18 -00 
00 - 45 -00 
00 -20 -00 


31 


28 / 9 P 


RAIGAD 


MANGAON 


LAKHPALE 


599 
592 


00 - 11-00 
00 -01-00 
00 -01- 00 


410 


RAIGAD 


MANGAON 


TALEGAON 


43/3 P 


00 -02- 00 


RAIGAD 


MANGAON 


TEMPALE 


51/3 p 


00 - 10 -00 


RAIGAD 


MANGAON 


KOSHTE BUDRUK 


118 /7 P 


00 -09-60 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II- - SFC. 3( 11 )] 


- . . 


. - - - ----- 


District 


Tehsil 


Village 


Survey No. 


Area to be acquired 
for ROU (In Hectare ) 

00 - 11-00 


RAIGAD 


MANGAON 


HATKELI 


87 / 1 P 


RAIGAD 


MANGAON 


SALAVE 


116 


00 - 11-00 


RAIGAD 


MANGAON 


REPOLI 


182 
118 


00 - 09 -00 
00 - 05 - 00 


RAIGAD 


MAHAD 


SAPE 


Power Line 


00 -02 -00 


RAIGAD 


MAHAD 


ROHAN 


5 /8 P 


00 - 05 -00 


RAIGAD 


MAHAD 


KHAIRE 


00 - 03 - 00 
00 -19. 00 
00 -07 -00 


25 / 11 P 
25 / 18 P 
7 /4AP 
7 /4B +6P 

20 /4 P 
25 /17 P 
25 / 25AP 
25 /B / 1 P 
25 / B / 2 P 
7 /5 P 


00 - 10 - 00 
00 - 21 - 00 


00 - 74 - 00 


00 -01 -00 


RAIGAD 


MAHAD 


ADHISTE 


35 / 11P 
41/ 10 + 17 P 


00 -02- 00 
00 - 34 - 00 


RAIGAD 


MAHAD 


TOLL BUDRUK 


00 -01-00 


828 / 

AP 
828 / B P 
603 
516 
665 


00 - 10 - 00 
00 -05 - 00 
00 -04 -00 


RAIGAD 


MAHAD 


JUI BUDRUK 


50 / 1 P 
50 / 2 P 
52 /8 P 


00 - 17 - 00 
00 -04 - 00 
00 -01-00 


[ F.No. L - 14014 /122006 -GP ( Pan IV )] 

S . B . MANDAL . Under Secy. 


Printed by the Manager. Govt. of India Press . Ring Road , Mayapuri, Vew Deihi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


